सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 फाल्गुन , 1940 ( श ० ) 


संख्या- 166 राँची, बुधवार, 


27 फरवरी , 2019 ( ई ० ) 


, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
18 जनवरी, 2019 


, 


, 


, 


संख्या-3/ पद .-01( घ ) -01/2014 का.- 515-- श्री पारितोष उपाध्याय , भा ० व ० से ० ( झाः 1992 ) की 
सेवा वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को वापस किये जाने से संबंधित 
विभागीय अधिसूचना सं०- 204 दिनांक 09.01.2019 को विलोपित किया जाता है । 

श्री उपाध्याय विशेष सचिव , ग्रामीण विकास विभाग- सह -मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , झारखण्ड 
राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी , राँची के पद पर बने रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच ० के ० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची 

द्वारा 

प्रकाशित एवं मुद्रित, 
झारखण्ड गजट ( असाधारण) 166 -- 50 


